रजिस्ट्री सं . डी . एल. - 33004 /99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मार्च 2 , 2017 / फाल्गुन 11 , 1938 
NEW DELHI, THURSDAY , MARCH 2 , 2017 /PHALGUNA 11 , 1938 


सं . 152 ] 
No. 152 ] 


कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2017 
सा . का . नि .186 ( अ ). केंद्रीय सरकार , शिक्षु अधिनियम , 1961 ( 1961 का 52 ) की धारा 37 की उपधारा (i) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय शिक्षुता परिषद से परामर्श करने के पश्चात शिक्षुता नियम, 1992 
का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (द्वितीय संशोधन ) नियम , 2017 है । 

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 
2. शिक्षुता नियम, 1992 के ( इसमें इसके पश्चात उक्त नियम के रूप में निर्दिष्ट),नियम 7 में , 

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर , निम्नलिखित उप -नियम रखा जाएगा, अर्थात्: 
“(1) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (क), उपधारा (कक ) और उपधारा ( ख) में उल्लिखित व्यवसाय 

शिक्षुओं के मामले में शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि अनुसूची- 1 में यथा विनिर्दिष्ट अवधि होगी । ” 
(ii) उप -नियम (1 क ) का लोप किया जाएगा । 
3. उक्त नियमों की अनुसूची । में , 
(i) स्तम्भ (5) में , शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात 

" राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से अनुमोदित व्यवसाय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण से 
अनुमोदित व्यवसाय अथवा शिक्षुता व्यवसाय " 


1189 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


( ii) " " मशीन शॉप व्यवसाय समूह ” से संबंधित समूह संख्यांक 1, के अधीन क्रम संख्यांक 3 और 4 और 

उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश : निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जाएगी , 
अर्थात् : 


( 7) 


" 3. 


मशीनिस्ट 8211 . 10 दो वर्ष | 1. मशीनिस्ट । एक वर्ष | 10 + 2 शिक्षा पद्धति 
8211 .15 

के अंतर्गत विज्ञान 
8211. 22 

तथा गणित के साथ 
8211 . 28 

10वीं कक्षा या उसके 
8211 . 30 

समतुल्य परीक्षा 

उत्तीर्ण। 
8211 . 32 
8211 . 36 

8211 .38 
मशीनिस्ट 7224 . 10 दो वर्ष 1. मशीनिस्ट एक वर्ष | 10 + 2 शिक्षा पद्धति 
( ग्राइन्डर) 7224 . 30 ( ग्राइन्डर ) 

के अंतर्गत विज्ञान 
7224. 40 

तथा गणित के साथ 
7224. 45 

2. मशीनिस्ट 

एक वर्ष 

10वीं कक्षा या उसके 
8211. 15 

समतुल्य परीक्षा 
3. टर्नर 

एक वर्ष उत्तीर्ण। "; 
(i) “ फाउण्ड्री व्यवसाय समूह": से संबंधित समूह संख्यांक-2 में क्रम संख्यांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टि के 

स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्: 

( 2) (3) (4) (5 ) 
फाउण्ड्री मैन | 7211.50 । दो वर्ष 1. फाउण्ड्री मैन । एक वर्ष | 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
8123. 10 

अंतर्गत विज्ञान तथा 
गणित के साथ 10वीं 
कक्षा या उसके समतुल्य 

परीक्षा उत्तीर्ण। "; 
( iv ) “ धातु कर्म व्यवसाय समूह”: से संबंधित समूह संख्यांक 3 में क्रम संख्यांक 1,2,3 तथा 4 और उससे संबंधित 

प्रविष्टियों, के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: 
( 2) 

( 3 ) 
" 1. | फोर्जर और | 7221.50 

दो वर्ष 

| 10 + 2 शिक्षा पद्धति 
हीट ट्रीटर 7223. 30 

के अंतर्गत 10वीं 
8152.75 

कक्षा या उसके 
8152. 90 

समतुल्य परीक्षा 

उत्तीर्ण। 
चादर धातु 7213. 10 

दो वर्ष | 1. चादर धातु | एक वर्ष मान्यता प्राप्त 
कर्मकार 
7213. 30 

कर्मकार 

विद्यालय से 8वीं 
7213. 90 

कक्षा परीक्षा 
8211. 61 


| (1) 


( 7 ) 


उत्तीर्ण। 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3. वेल्डर ( गैस | 7212. 10 

एक वर्ष तीन 1. वेल्डर । तीन मान्यता प्राप्त 
और विद्युत ) 7212. 20 महीने 

महीने विद्यालय से 8वीं 
7212. 40 

कक्षा परीक्षा 
7212.50 

उत्तीर्ण "। 
7212. 65 
| 4. | मोटरयान 7422 . 25 

दो वर्ष | 1. चादर धातु | एक वर्ष | 10+ 2 शिक्षा पद्धति 
बॉडी निर्माता | 7422. 30 

कर्मकार 

के अंतर्गत 10वीं 

कक्षा या उसके 
2. वेल्डर एक वर्ष | समतुल्य परीक्षा 

| उत्तीर्ण। "; 
(v) “विद्युत व्यवसाय समूह": से संबंधित समूह संख्यांक 4 में क्रम संख्यांक 2,3,4,5,7 तथा 9 और उससे 

संबंधित प्रविष्टियों , के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: 
____ ( 2 ) ( 3 ) | ( 4) 

(5 ) 

(6 ) 
" 2 | लाइन मैन 7245. 10 दो वर्ष 1. वायरमैन एक वर्ष मान्यता प्राप्त विद्यालय 

से 8वीं कक्षा परीक्षा 

उत्तीर्ण। 
3. | वायरमैन | 7137. 20 दो वर्ष 1. वायरमैन । एक वर्ष मान्यता प्राप्त विद्यालय 

से 8वीं कक्षा परीक्षा 

2. इलैक्ट्रीशियन एक वर्ष उत्तीर्ण । 
| मैकेनिक ऑटो | 7241. 10 दो वर्ष 1 . मैकेनिक ऑटो | एक वर्ष 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
इलेक्ट्रिकल और 

इलेक्ट्रिकल और 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
इलेक्ट्रानिक्स 

इलेक्ट्रानिक्स 

उसके समतुल्य परीक्षा 

उत्तीर्ण। 
5. | इलैक्ट्रीशियन 7241. 60 दो वर्ष 1. इलैक्ट्रीशियन | एक वर्ष 10 +2 शिक्षा पद्धति के 
एयरक्राफ्ट 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 

उत्तीर्ण । 
केबल योजक 7245. 20 दो वर्ष 1. वायरमैन एक वर्ष मान्यता प्राप्त विद्यालय 

से 8वीं कक्षा परीक्षा 

| 2. इलैक्ट्रीशियन | एक वर्ष उत्तीर्ण। 
| 9 . इलेक्ट्रोप्लेटर | 8223. 10 दो वर्ष 1. इलेक्ट्रोप्लेटर | एक वर्ष 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण।"; 


4 / मैकेनिक 


| 7241.70 


( vi ) 


“ भवन और फर्नीचर व्यवसाय समूह ”: से संबंधित समूह संख्यांक 5 में क्रम संख्या 1 तथा 2 और उससे 
संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश:निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् : 


बढ़ई 


दो वर्ष 


1. बढ़ई 


7124.10 
7124. 20 


एक वर्ष । मान्यता प्राप्त 

| विद्यालय से 8वीं 
कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


प्लम्बर 


" 1 


7136. 10 दो वर्ष 1 . प्लम्बर 

एक वर्ष 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
7136 . 30 

अंतर्गत 10वीं कक्षा 
या उसके समतुल्य 

परीक्षा उत्तीर्ण। "; 
(vii) “ अनुरक्षण व्यवसाय समूह"": से संबंधित समूह संख्यांक 6 में क्रम संख्यांक 1, 3 तथा 7 और उससे संबंधित 

प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 
___ ( 2) ( 3) (4) (5 ) (6) | 
| मैकेनिक मशीन टूल 8281.55 दो वर्ष 1. मैकेनिक एक वर्ष | 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
अनुरक्षण 
8281. 10 मशीन टूल 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
अनुरक्षण 

उसके समतुल्य परीक्षा 

उत्तीर्ण। 
3. | अनुरक्षण मैकेनिक | 8159 .79 दो वर्ष 1 . अनुरक्षण एक वर्ष | 10+ 2 शिक्षा पद्धति के 
( केमिकल प्लांट ) 

मैकेनिक 

अंतर्गत विज्ञान तथा 
( केमिकल 

गणित के साथ 10वीं 
प्लांट ) 

कक्षा या उसके समतुल्य 

परीक्षा उत्तीर्ण। 
सामग्री हैंडलिंग | 9333. 10 दो वर्ष | 1. मैकेनिक । एक वर्ष 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
उपकरण मैकेनिक 

मशीन टूल 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
सह- ऑपरेटर 

अनुरक्षण 

उसके समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण। ”; 


| ( 1 ) 


( vii) " सूक्ष्म मशीनरी व्यवसाय समूह": से संबंधित समूह संख्यांक 7 में क्रम संख्यांक 1,2 तथा 3 और उससे 

संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात्: 
____ (2 ) (3 ) (4) 

(5) (6) 
" 1 | ट्रल और डाई मेकर | 7222. 50 दो वर्ष | 1. टूल और डाई | एक वर्ष | 10+ 2 शिक्षा पद्धति के | 
( डाई और मोल्ड ) 7222. 60 मेकर ( डाई और | | 

अंतर्गत विज्ञान तथा 
मोल्ड ) 
7211. 10 

गणित के साथ 10वीं 
7211. 50 

कक्षा या उसके समतुल्य 
2. टूल तथा डाई 

एक वर्ष 
मेकर (प्रेस टूल , 

परीक्षा उत्तीर्ण । 
जिग्स और 
फिक्सचरस ) 


3. मशीनिस्ट 


एक वर्ष 


2. 


दो वर्ष 


टूल और डाई मेकर | 7222. 20 
( प्रेस टूल , जिग्स 

7222. 30 
तथा फिक्सचर ) 

7222. 50 
8211. 10 
8211. 15 
8211. 22 
8211. 30 


| 1. टूल तथा डाई एक वर्ष । 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
मेकर (प्रेस 

अंतर्गत विज्ञान तथा 
टूल ,जिग्स 

गणित के साथ 10वीं 
और 

कक्षा या उसके समतुल्य 
फिक्सचर ) 

| परीक्षा उत्तीर्ण । 
2. टूल तथा डाई एक वर्ष 
मेकर ( डाईज 
और मोल्डस ) 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| 3. मशीनिस्ट 


एक वर्ष 


8211. 38 
8211. 55 

8211 . 70 
प्लास्टिक मोल्ड । 7222. 50 
मेकर 

8232. 65 


दो वर्ष 


1. टूल तथा डाई | एक वर्ष | 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
मेकर (डाई 

अंतर्गत विज्ञान तथा 
और मोल्ड 

गणित के साथ 10वीं 
2. टूल तथा डाई 
तथा डाई | एक वर्ष 

| कक्षा या उसके समतुल्य 
मेकर ( प्रेस 

परीक्षा उत्तीर्ण।”; 
टूल जिग्स , 
और 


फिक्सचर ) 


(ix ) “ उपकरण व्यवसाय समूह ": से संबंधित समूह संख्यांक 8 में क्रम संख्यांक 1 तथा 2 और उससे संबंधित 

। प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात : 
| (1 ) (2 ) (3) | (4 ) 

(5 ) (6 ) 

(7 ) 
उपकरण मैकेनिक | 7311.10 दो वर्ष 1 . उपकरण | एक वर्ष | 10+ 2 शिक्षा पद्धति के 
7311 . 30 मैकेनिक 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
7311. 60 

उसके समतुल्य परीक्षा 
7311. 90 

उत्तीर्ण। 
उपकरण मैकेनिक 7311. 10 दो वर्ष 1. उपकरण एक वर्ष 10+2 शिक्षा पद्धति के 
वायुयान 7311 . 67 मैकेनिक 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 

उत्तीर्ण। "; 
(x) “प्रशीतन और वातानुकूलन व्यवसाय समूह": से संबंधित समूह संख्या 9 में क्रम संख्यांक 1 और उससे 

संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात्: 
( 2) ( 3) | ( 4) 

(5 ) 
“1. प्रशीतन और 845. 706 दो वर्ष 1. प्रशीतन और एक वर्ष | 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
वातानुकूलन 

वातानुकूलन 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
मैकेनिक 

मैकेनिक 

उसके समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण । ”; 


| (1) 


(xi) “ताप इंजन व्यवसाय समूह”: से संबंधित समूह संख्यांक 10: 

( क ) क्रम संख्यांक 2, 3 तथा 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों, के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम 

संख्यांक तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: 
| (1) | (2) । (3) (4) 

___ (5) (6) 
" 2. मैकेनिक डीजल 7233. 24 दो वर्ष 1. मैकेनिक एक वर्ष । 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 

डीजल 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण। 


( 7 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


मैकेनिक ट्रैक्टर 7231. 10 दो वर्ष 1. मैकेनिक । एक वर्ष 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 

ट्रेक्टर 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 

उत्तीर्ण । 
मैकेनिक अर्थ मूविंग | 735. 41 दो वर्ष 

10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
मशीनरी 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 

उत्तीर्ण।”; 
( ख) क्रम संख्यांक 11 और उसके संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् - 
| ( 1 ) ( 2 ) (3 ) ( 4) 

(5 ) (6 ) 
" 12 | तकनीशियन (मोटर 8281.65 दो वर्ष 1. फिटर - एक वर्ष | 10+ 2 शिक्षा पद्धति के 
वाहन विनिर्माण ) 8281 . 70 

अंतर्गत विज्ञान और 
2. मोटर वाहन | एक वर्ष गणित के साथ 10वीं 
विनिर्माण 

कक्षा या उसके समतुल्य 
परीक्षा उत्तीर्ण। "; 


( xii) “नक्शानवीस और सर्वेक्षण व्यवसाय समूह ": से संबंधित समूह संख्यांक 11 में क्रम संख्यांक 1 तथा 2 और 

उससे संबंधित प्रविष्टियों , के स्थान पर क्रमश : निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी , 
अर्थात् : 


( 1 ) 


(3 ) 


( 2) 
| नक्शानवीस 
(सिविल ) 


( 4) 
दो वर्ष 


3118. 20 


3118. 50 


(5 ) (6 ) 

( 7) 
1. नक्शानवीस । एक वर्ष | 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
( सिविल ) 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 

उत्तीर्ण। 
1. नक्शानवीस । एक वर्ष । 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
( मैकेनिकल ) 

अंतर्गत विज्ञान तथा 
गणित के साथ 10वीं 
कक्षा या उसके समतुल्य 
परीक्षा उत्तीर्ण ।"; 


नक्शानवीस 
( मैकेनिकल) 


| 3118. 40 


दो वर्ष 


( xiii) “निर्माण व्यवसाय समूह "": से संबंधित समूह संख्यांक 12 में क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों 

के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्: 


| (1) (2 ) 
"1. | फिटर संरचना 


(3) 
7214. 70 


(4) 
दो वर्ष 


(5) 
1. फिटर 


(6) 


एक वर्ष 


(7) 
10+ 2 शिक्षा पद्धति के 
अंतर्गत विज्ञान तथा 
गणित के साथ 10वीं 
कक्षा या उसके समतुल्य 
परीक्षा उत्तीर्ण। "; 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( xiv ) “विद्युत संयंत्र व्यवसाय समूह ” : से संबंधित समूह संख्यांक 13 में क्रम संख्या 1, 2, तथा 3 और उससे 

संबंधित प्रविष्टियों, के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: 


( 7 ) 


प्रचालक 


| (1) (2) (3) (4) 

(5 ) 
" 1. | बायलर परिचर 8162. 20 | दो वर्ष 

10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
अंतर्गत विज्ञान तथा 
गणित के साथ 10वीं 
कक्षा या उसके समतुल्य 

परीक्षा उत्तीर्ण । 
भाप टर्बाइन - सह- 8161. 30 दो वर्ष 

10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
सहायक संयंत्र 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 

उत्तीर्ण । 
| स्विच बोर्ड परिचर | 8161. 50 दो वर्ष 

10+ 2 शिक्षा पद्धति के 
अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 

उत्तीर्ण ।"; 
( xv ) “होटल और खान पान व्यवसाय समूह ": से संबंधित समूह संख्यांक 15 में क्रम संख्यांक 3,5 तथा 6 और 

उससे संबंधित प्रविष्टियों , के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी , 
अर्थात् : 


3 . 


( 7 ) 


| ( 1) | ( 2) 
" 3. | स्टूवर्ड 


( 3) (4) 

(5 ) (6 ) 
5123. 40 - एक वर्ष और 1. खानपान एवं तीन महीने 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
तीन महीने आतिथ्य 

| अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
प्रबंधन 

उसके समतुल्य परीक्षा 

उत्तीर्ण। 
2. खाद्य एवं पेय तीन महीने 

सेवा सहायक 
एक वर्ष और | 1. हाउस कीपर | तीन महीने 10+ 2 शिक्षा पद्धति के 
तीन महीने 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
| 2. घरेलू हाउस तीन महीने उसके समतुल्य परीक्षा 
कीपिंग 

उत्तीर्ण । 


कीपर | 5121 . 10 


हाउस 
| ( होटल ) 


3. कॉरपोरेट 
__ हाउस कीपिंग 


तीन महीने 


स्वागतकर्ता/ होटल | 3431. 30 
लिपिक/फ्रंट 

| 4221. 10 
कार्यालय सहायक 

4221. 20 


4. संस्थान हाउस तीन महीने 

कीपिंग 
एक वर्ष और 1. फ्रंट कार्यालय तीन महीने 10 +2 शिक्षा पद्धति के 
तीन महीने सहायक 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


( xvi) “रसायन व्यवसाय समूहः", से संबंधित समूह संख्यंक 18 में क्रम संख्यांक 1, 2, 3 तथा 5 और उससे संबंधित 
। प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात् : 
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) 

(7 ) 
" 1. | परिचर ऑपरेटर | 7414. 40,7422.65 । दो वर्ष | 1. परिचर । एक वर्ष | 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
(रसायन संयंत्र ) 8142. 10, 8142.15 

ऑपरेटर 

अंतर्गत विज्ञान तथा 
8142. 40, 8142. 50 

(रसायन 

गणित के साथ 10वीं 
8142. 90 , 8143.15 

संयंत्र ) 

कक्षा या उसके 
8151. 15 ,8151 . 30 

समतुल्य परीक्षा 

उत्तीर्ण । 
8151. 60 ,8152. 10 
8152. 30 , 8152. 60 
8153. 10 , 8153.40 

भौतिक विज्ञान , 
8154. 20 , 8154. 40 एक वर्ष 

रसायन विज्ञान और 
8155 . 10,8159 . 34 

गणित अथवा जीव 
8276.81, 8159. 64 

विज्ञान के साथ 
8159. 72, 8159 . 76 

बी . एससी उत्तीर्ण । 
8159 .82,8159 .86 
8276. 10 ,8276. 20 
8276. 81, 8276.50 
8276. 70 , 8275 . 50 
8275. 40 , 8131. 60 
8231. 10 , 8231. 67 
8231. 20 , 8122. 10 
8142. 20 ,8142. 45 
8143. 10 ,8143. 25 
8151. 30 , 8151. 10 
8151. 60, 8152. 15 
8152. 25 , 8152. 90 
8153. 30, 8154. 10 
8154 . 30 ,8159 . 88 
8159. 30 , 8159 . 42 
8159. 62, 8159 . 68 
8159 .74, 8159. 80 
8159. 84, 8159. 88 
8276. 23, 8276. 20 
8276. 40 , 8276. 60 
7414. 40 , 8275. 65 
8272. 10 , 8231. 65 

8231. 15, 8231. 30 
उपकरण 7311. 30, 7311. 65 | दो वर्ष | 1. उपकरण | एक वर्ष | 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
मैकेनिक 
7241 . 10 

मैकेनिक 

अंतर्गत विज्ञान तथा 
( रसायन संयंत्र ) 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( रसायन 
संयंत्र ) 


गणित के साथ 10वीं 
कक्षा या उसके 
समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण । 


एक वर्ष 


| 3. | प्रयोगशाला 

सहायक ( रसायन 
संयंत्र ) 


3111. 30 , 3116. 10 | 
3116. 30 , 3116 . 50 


दो वर्ष 1. प्रयोगशाला एक वर्ष 

सहायक 
(रसायन 
संयंत्र ) 


भौतिक विज्ञान तथा 
रसायन विज्ञान के 
साथ बीएससी 
| उत्तीर्ण । 
| 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
अंतर्गत विज्ञान तथा 
गणित के साथ10वीं 
कक्षा या उसके 
समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण । 


3117. 30 


एक वर्ष 


5 . 


प्लास्टिक 
प्रोसेसिंग 
ऑपरेटर 


___ दो वर्ष | 1. प्लास्टिक । एक वर्ष 

प्रोसेसिंग 
ऑपरेटर 


8232. 15 ,8232. 18 
8232. 20, 8232. 65 
8232. 25 , 8232 . 30 
8232. 35 , 8232. 40 
8232. 70, 8232. 45 
8232. 50 , 7222.50 


भौतिक विज्ञान , 
रसायन विज्ञान तथा 
गणित अथवा जीव 
विज्ञान के साथ 
बीएससी उत्तीर्ण। 
| 10+ 2 शिक्षा पद्धति के 
अंतर्गत विज्ञान तथा 
गणित सहित 10वीं 
कक्षा या उसके 
समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण। "; 


( xvii ) “ कटाई और दर्जीगिरी व्यवसाय समूहः ", से संबंधित समूह संख्यांक 19 में क्रम संख्यांक 2, 3 4 तथा 5 और 

उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान परक्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी , 
अर्थात् - 


| (1) 


(2) 


| 


( 3) 


| "2 


दर्जी( पुरुष ) 


( 5 ) 
791.30 | एक वर्ष तीन | 1. सिलाई 
791. 40 

तकनीकी 
791. 50 

2. ड्रेस मेकिंग 
| 791. 20 एक वर्ष तीन 1. सिलाई 
महीने 

तकनीकी 


( 6 ) 
तीन महीने मान्यता प्राप्त विद्यालय 

से 8वीं कक्षा परीक्षा या 

उसके समतुल्य उत्तीर्ण । 
तीन महीने 
| तीन महीने मान्यता प्राप्त विद्यालय 

से 8वीं कक्षा परीक्षा या 

उसके समतुल्य उत्तीर्ण। 
तीन महीने 


| 3. | दर्जी (महिला ) 


2. ड्रेस मेकिंग 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


दर्जी ( सामान्य) | 791. 10 एक वर्ष तीन 1. सिलाई | तीन महीने मान्यता प्राप्त विद्यालय 
791.90 

तकनीकी 

| से 8वीं कक्षा परीक्षा या 
| 2. ड्रेस मेकिंग 

| तीन महीने | उसके समतुल्य उत्तीर्ण। 
ड्रेस मेकर 781. 20 एक वर्ष तीन 1. ड्रेस मेकिंग । तीन महीने मान्यता प्राप्त विद्यालय 

से 8वीं कक्षा परीक्षा या 

उसके समतुल्य उत्तीर्ण।"; 
( xvii ) “ कृषि व्यवसाय समूहः , से संबंधित समूह संख्यांक 20 क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के 

स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात्: 


महीने 


| (1) (2) (3) ( 4) (5) (6) । (7) 
"5. | पंप ऑपरेटर- सह- 8169. 40 दो वर्ष 1. पंप 

एक वर्ष | 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
मैकेनिक 

ऑपरेटर - | 

अंतर्गत विज्ञान तथा 
सह- मैकेनिक 

गणित के साथ 10वीं 
कक्षा या उसके 
समतुल्य परीक्षा 

उत्तीर्ण। "; 
( xix) “ इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय समूहः ", से संबंधित समूह संख्यांक 23 से संबंधित क्रम संख्यांक 1 और उससे 

संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात्: 
(1) ( 2) (3) (4) 

| मैकेनिक रेडियो | 7242.10 दो वर्ष 1. इलैक्ट्रानिक्स | एक वर्ष 10 + 2 शिक्षा पद्धति के | 
तथा 7243. 20 मैकेनिक 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
वायुयान 
7243.10 

उसके समतुल्य परीक्षा 
7243.75 

2. मैकेनिक । एक वर्ष उत्तीर्ण।"; 
7243. 80 

कंज्यूमर 
इलैक्ट्रानिक्स 
उपकरण 


रडार 


3. तकनीशियन - एक वर्ष 

पॉवर 
इलैक्ट्रानिक्स 
प्रणाली 


एक वर्ष 


4. मैकेनिक 
इंडस्ट्रीयल 
इलैक्ट्रानिक्स 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


संयंत्र ) 


( xx ) “लोहा और इस्पात व्यवसाय समूहः ” से संबंधित समूह संख्यांक 25 में , क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित 

प्रविष्टि, के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात्: 
| (1) ( 2) (3) ( 4) (5) (6) 
ऑपरेटर ( इस्पात | 8121 .15 दो वर्ष 

10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
8121.55 

अंतर्गत विज्ञान तथा 
8121. 60 

गणित के साथ 10वीं 
8122. 50 

कक्षा या उसके 
8122.52 

समतुल्य परीक्षा 
8159 . 10 

उत्तीर्ण। "; 
8159 .12 
8161. 45 


( xxi ) " श्रृंगार व्यवसाय समूहः” से संबंधित समूह संख्यांक 26 में , क्रम संख्यांक 2 तथा 4 और उससे संबंधित 

प्रविष्टियों , के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: 
| (1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

(6) 
" 2. हेयर 560. 20 एक वर्ष तीन 

मान्यता प्राप्त 
कटर/ प्रसाधक महीने 

विद्यालय से 8वीं 
कक्षा परीक्षा या 
उसके समतुल्य 

उत्तीर्ण । 
4. हेयर तथा त्वचा 560. 30 | एक वर्ष तीन | 1. बेसिककॉस्मेटोलाजी तीन 10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
देखभाल महीने 

महीने | अंतर्गत 10वीं कक्षा 

या उसके समतुल्य 
परीक्षा उत्तीर्ण। "; 


( xxii) “पेंटिंग व्यवसाय समूहः ", से संबंधित समूह संख्यांक 28 में , क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि , के 

स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्: 


| ( 2 ) ( 3) ( 4 ) 

(5 ) (6 ) 

( 7) 
“1. पेंटर ( सामान्य ) 7142. 10 दो वर्ष 1. पेंटर(सामान्य ) एक वर्ष मान्यता प्राप्त । 

विद्यालय से 8वीं कक्षा 

परीक्षा उत्तीर्ण। "; 
( xxiii) “बहु-कौशल समूहः ", से संबंधित समूह संख्यांक 31 में , क्रम संख्यांक 1, 3, 4, 5, 6, 7, तथा 8 और उससे 

संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: 
( 2) (3) (4 ) 

( 5 ) 
मैकेनिक इंडस्ट्रीयल 7243. 10 | दो वर्ष 1. इलैक्ट्रानिक्स एक वर्ष 10 + 2 शिक्षा 
इलैक्ट्रानिक्स 

मैकेनिक 

पद्धति के अंतर्गत 

10वीं कक्षा या 
2. मैकेनिक 

| उसके समतुल्य 
कंज्यूमर 

परीक्षा उत्तीर्ण। 


एक वर्ष 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


इलैक्ट्रानिक्स 
एप्लाइन्स 


एक वर्ष 


3. तकनीशियन 
पावर 
इलैक्ट्रानिक्स 
प्रणाली 


एक वर्ष 


4. मैकेनिक 

इंडस्ट्रीयल 

इलैक्ट्रानिक्स 
1. आपरेटर 

एडवांस मशीन 
टूल 


दो वर्ष 


| 3. | आपरेटर 

मैकेनिक टूल 


• आपरटर 


एक वर्ष 


एडवांस | 8211. 10 

8211.15 
8211. 22 
8211. 28 
8211.30 


2. मशीनिस्ट 


एक वर्ष 


8211.32 


3. टर्नर 


एक वर्ष 


पावर इलेक्ट्रिशियन 


दो वर्ष 


1. इलेक्ट्रिशियन । 


एक वर्ष 


8211. 36 
8211 . 38 
7137. 10 
7241. 10 
7241. 20 
8161 . 45 
8161 .50 


10 + 2 शिक्षा 
पद्धति के अंतर्गत 
विज्ञान तथा 
गणित 
| साथ10वीं कक्षा 
या उसके 
समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण। 
10 + 2 शिक्षा 
पद्धति के अंतर्गत 
विज्ञान तथा 
गणित के 
साथ10वीं कक्षा 
या उसके 
समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण । 
10 + 2 शिक्षा 
पद्धति के अंतर्गत 
विज्ञान तथा 
गणित के साथ 
10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य 
परीक्षा उत्तीर्ण। 
10 + 2 शिक्षा 
पद्धति के अंतर्गत 
विज्ञान तथा 
गणित के साथ 
10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य 
परीक्षा उत्तीर्ण । 


दो वर्ष 


आपरेटर -सह-मैकेनिक | 8161 . 45 
पावर संयंत्र 


| मैकेनिक 
मेडिकल , इलैक्ट्रानिक्स 


दो वर्ष 


एक वर्ष 


7243. 30 
3133 . 20 
3133 .90 


1. इलैक्ट्रानिक्स 
मैकेनिक 


एक वर्ष 


2. मैकेनिक 
कंज्यूमर 
इलैक्ट्रानिक्स 
एप्लाइन्स 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


एक वर्ष 


3. तकनीसियन । 
पावर 
इलेक्ट्रोनिक्स 


प्रणाली 


4. मैकेनिक 


एक वर्ष 


मेडिकल 
इलेक्ट्रोनिक्स 


दो वर्ष 


एक वर्ष 


मैकेनिक कंज्यूमर 
इलेक्ट्रानिक्स 
एप्लाइन्सस 


मैकेनिक 


7242. 10 
7242. 90 
7243 .10 
7243. 40 
7243. 45 


10+ 2 शिक्षा 
पद्धति के अंतर्गत 
10वीं कक्षा या 
| उसके समतुल्य 
परीक्षा उत्तीर्ण । 


एक वर्ष 


2. मैकेनिक 
कंज्यूमर 
इलेक्ट्रानिक्स 
एप्लाइन्सस 


7243. 50 


7233.58 


एक वर्ष 


3. तकनीसियन 
पावर 
इलेक्ट्रानिक्स 

प्रणाली 
मैकनिक मेकाट्रानिक्स | 7233 .38 

दो वर्ष 

| 1. मैकनिक ____ एक वर्ष 10 + 2 शिक्षा 
7233. 46 मेकाट्रानिक्स 

| पद्धति के अंतर्गत 

विज्ञान तथा 
2. मैकेनिक 

एक वर्ष । गणित के साथ 
मशीन टूल 

10वीं कक्षा या 
अनुरक्षण 

उसके समतुल्य 

परीक्षा उत्तीर्ण। "; 
( xxiv ) “अनौपचारिक क्षेत्रक व्यवसाय समूहः ", से संबंधित समूह संख्यांक 32 में , क्रम संख्यांक 3, और उससे 

संबंधित प्रविष्टियों , के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : 
| (1 ) ( 2 ) ( 3) ( 4 ) 
"3. | कस्टमर केयर 4221. 90 | एक वर्ष और 

10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
एसोसिएट | 4221.30 तीन महीने 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 

उत्तीर्ण। "; 
( xxv ) “ खुदरा क्षेत्रक व्यवसाय समूहः " से संबंधित समूह संख्यांक 33 में , क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित 

प्रविष्टियों , के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्: 
( 2) (3 ) । (4) 

( 7 ) 
" 1. | सेल्स पर्सन | 5220 . 35 | एक वर्ष और । --- 

10 + 2 शिक्षा पद्धति के 
( खुदरा ) 
5220 . 60 तीन महीने 

अंतर्गत 10वीं कक्षा या 
उसके समतुल्य परीक्षा 
उत्तीर्ण। । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


(5) JH PARTAT AT STTTTT - 1a plataP T HINANTI 

Fi. Avfd -2(4)/ 2016 - 11471 

आशीष शर्मा, संयुक्त सचिव 
feuquft:- 9FH Hra F, 276147 , HTT-II,CE 3, 34 - 05 (i), arta 1 prea , 1992 À Bryant eu 

HT. $ . fq . 356 , arta 15 JETS, 1992 SRT Tolfara fyri at TSTT ATT fer4 at Hem 
HT. Col.f . 198 ( 37 ) arta 22 2012 , 2016 art sifah ar Henfara fer urge 


MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd March , 2017 
G . S .R . 186 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 37 of the Apprentices Act, 1961 
(52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following 
rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992 , namely: — 


1 . ( 1) 


These rules may be called the Apprenticeship ( Second Amendment) Rules, 2017 . 


(2) 


They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 


In the Apprenticeship Rules , 1992 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 7, - 
(i) for sub-rule (1), the following sub - rule shall be substituted , namely : 


1 ) 


The period of apprenticeship training in the case of trade apprentices referred to in clause (a ), clause 
(aa ) and clause (b ) of Section 6 of the Act shall be as specified in Schedule -I." ; 


(ii) 


sub -rule ( 1A ) shall be omitted . 


In Schedule I to the said rules, – 


(i) 


in column (5 ), for the column heading , the following column heading shall be substituted , namely: 


“ National Council for Vocational Training approved trades or State Council for Vocational Training 
approved trades or Apprenticeship trades” ; 


(ii) 


in Group No.1 , relating to the “Machine shop trades group :" , against serial numbers 3 and 4 and the 
entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall respectively be substituted , 
namely : 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 1) 
“ 3 . 


( 4 ) 
Two years 


( 5 ) 
1. Machinist 


(6 ) 
One year 


Machinist 


8211. 10 
8211 . 15 
8211.22 
8211. 28 
8211. 30 
8211 . 32 
8211. 36 
8211. 38 
7224 . 10 
7224 . 30 
7224 .40 
7224 .45 
8211. 15 


L 

( 7 ) 
Passed 10th class 
examination with 
Science and 
Mathematics under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent. 


4 


Two years 


One year 


| Machinist 
(Grinder ) 


1 . Machinist 

(Grinder ) 


2 . Machinist 


One year 


Passed 10th class 
examination with 
Science and 
Mathematics under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent.” ; 


3 . Turner 


One year 


[ TT II – qus 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 


(iii ) 


in Group No.2 , relating to the “ Foundry trades group :” , against serial number 2 and the entries relating 
thereto , the following serial number and entries shall be substituted , namely : 


( 2 ) 


( 1) L 

Foundryman 


(3 ) 
7211.50 
8123. 10 


(5 ) 
1 . Foundryman 


(6 ) 
| One year 


Two years 


Passed 10th 
examination 
Science 
Mathematics 
10 + 2 system 
education or 
equivalent." ; 


class 
with 

and 
under 

of 
its 


( 1) 


“ 1 . 


(iv ) in Group No. 3 , relating to the “Metal Working trades group :" , against serial numbers 1 , 2, 3 and 4 and 

the entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall respectively be substituted , 

namely : 
(2 ) (3) 

(4 ) 

(5 ) 

(6 ) 
Forger and 7221.50 Two years 

Passed 10th class 
Heat Treater 7223 . 30 

examination under 
8152.75 

10 + 2 system of 
8152. 90 

education or its 

equivalent. 
Sheet Metal | 7213. 10 

Two years 1 . Sheet One year Passed 8th class 
Worker 7213 .30 

Metal 

examination from a 
7213 .90 

Worker 

recognised school. 
8211 .61 
Welder (Gas | 7212 . 10 

One year and 1. Welder Three Passed 8th class 
& Electric ) 7212 . 20 

three months 

months | examination from a 
7212 .40 

recognised school. 
7212 .50 

7212 .65 
Motor 7422 . 25 7422 .30 

Two years | 1 . Sheet One year | Passed 10 " class 
Vehicle 

Metal 

examination under 
Body 

Worker 

10 + 2 system of 
Builder 

education or its 
2 . Welder One year equivalent.” ; 


3 . 


( v ) 


(1 ) 
“ 2 . 


in Group No.4 , relating to the “ Electrical trades group : ” , against serial numbers 2 , 3 , 4 , 5 , 7 and 9 and 
the entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall respectively be substituted , 

namely : 
(2 ) (3 ) (4 ) 

(5 ) (6 ) 

(7) 
Lineman 

7245 . 10 Two years 1 . Wireman One year Passed 8th class 

examination from a 

recognised school. 
Wireman 7137 .20 Two years 1. Wireman One year Passed 8th class 

examination from a 

2 . Electrician One year | recognised school. 
Mechanic Auto | 7241. 10 Two years | 1. Mechanic One year Passed 10th class 
Electrical and 7241.70 

Auto 

examination under 
Electronics 

Electrical and 

10 + 2 system of 
Electronics 

education or its 

equivalent. 
Electrician 

7241.60 Two years 1 . Electrician One year Passed 10th class 
Aircraft 

examination under 
10 + 2 system of 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


Cable Jointer 


7245.20 


Two years 


| 1. Wireman 


One year 


2 . Electrician 
1. Electroplater 


One year 
One year 


education or its 
equivalent. 
Passed 8th class 
examination from a 
| recognised school. 

Passed 10th class 
examination under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent. ” ; 


Electroplater 


8223 . 10 


Two years 


(vi) 


in Group No.5 , relating to the “ Building and Furniture trades group :” , against serial numbers 1 and 2 
and the entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall respectively be 
substituted , namely : 


( 4 ) 


_ (5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 2 ) 
Carpenter 


Two years 


| 1. 


Carpenter 


7124 . 10 
7124. 20 


One year 


Plumber 


Two years 


| 1 . Plumber 


One year 


7136 . 10 
7136 .30 


Passed 8th class 
examination from a 
recognised school. 
Passed 10th class 
examination under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent. ” ; 


(1 ) 


(vii) in Group No.6 , relating to the "Maintenance trades group :” , against serial numbers 1 , 3 and 7 and the 

entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall respectively be substituted , 

namely : 
(2 ) (3 ) (4 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 
Mechanic 

8281.55 Two years 1. Mechanic One year Passed 10th class 
Machine Tool 8281. 10 

Machine 

examination under 
Maintenance 

Tool 

10 + 2 system of 
Maintenance 

education or its 

equivalent. 
Maintenance 8159. 79 Two years 1. Maintenance One year Passed 10h class 
Mechanic 

Mechanic 

examination with 
(Chemical Plant) 

( Chemical 

Science 

and 
Plant) 

Mathematics under 
10 + 2 system of 
education or its 

equivalent. 
Material 

9333 . 10 Two years 1. Mechanic One year Passed 10th class 
Handling 

Machine 

examination under 
Equipment 

Tool 

10 + 2 system of 
Mechanic - cum 

Maintenance 

education or its 
Operator 

equivalent. ” ; 


( 1 ) 


(viii ) in Group No.7 , relating to the “ Precision Machining trades group :” , against serial numbers 1 , 2 and 3 

and the entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall respectively be 
substituted , namely : 
( 3 ) 

(5 ) 

(6 ) 
Tool and Die 7222 .50 Two years 1 . Tool and Die One year Passed 10th class 
Maker (Dies and 7222.60 

Maker (Dies 

examination with 
Moulds ) 7211. 10 

and Moulds) 

Science 

and 


( 4 ) 


[ ATT II - OUS 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


17 


7211 .50 


2 . Tool and Die 

Maker (Press 
Tools, Jigs 
and Fixtures ) 


under 

of 
its 


Two years 


3 . Machinist 
1. Tool and Die 

Maker (Press 
Tools, Jigs 
and Fixtures) 


One year | Mathematics 

10 + 2 system 
education or 

equivalent. 
One year 
One year Passed 10th 

examination 
Science 
Mathematics 
10 + 2 system 
education or 
equivalent. 


class 
with 


and 


under 


Tool and Die | 7222 . 20 
Maker (Press 7222 . 30 
Tools, Jigs and 7222 .50 
Fixtures ) 

8211 . 10 
8211. 15 
8211.22 
8211. 30 
8211 .38 
8211.55 
8211.70 


of 


its 


2 . Tool and Die 

Maker (Dies 
and Moulds ) 


One year 
One year 


3 . 


Two year 


Plastic 
Maker 


3 . Machinist 
1. Tool and Die 

Maker (Dies 
and Moulds) 


Mould | 7222 .50 

8232.65 


Passed 10th 
examination 
Science 
Mathematics 
10 + 2 system 
education or 
equivalent.” ; 


class 
with 

and 
under 

of 


One year 


2 . Tool and Die 

Maker ( Press 
Tools , Jigs 
and Fixtures ) 


( 2 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


( 1 ) 
“ 1 . 


(ix ) in Group No.8 , relating to the “ Instrument trades group :” , against serial numbers 1 and 2 and the 

entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall respectively be substituted , 
namely : 
( 3 ) ( 4 ) 

(7 ) 
Instrument 7311 .10 Two years 1. Instrument One year Passed 10th class 
Mechanic 7311 . 30 

Mechanic 

examination under 10 + 2 
7311.60 

system of education or its 
7311.90 

equivalent. 
Mechanic 

7311 .10 Two years | 1 . Instrument One year | Passed 10 " class 
Instrument 7311.67 

Mechanic 

examination under 10 + 2 
Aircraft 

system of education or its 
equivalent.” ; 


(5 ) 


(6 ) 


“ 1 . 


(x ) in Group No.9, relating to the “ Refrigeration and Air-conditioning trades group :” , against serial 

number 1 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be substituted , 

namely: 
(2 ) (3 ) 

(4 ) 
Mechanic 

845 .706 

Two years 1 . Mechanic One year Passed 10th class 
Refrigeration and 

Refrigeration 

examination under 
Air Conditioning 

and Air 

10 + 2 system of 
Conditioning 

education or its 
equivalent.” ; 


MTC 


(6 ) 


( 7 ) 


(xi) in Group No . 10 , relating to the “ Heat Engines trades group :” , - 
( a ) against serial numbers 2 ,3 and 4 and the entries relating thereto , the following serial numbers 

and entries shall respectively be substituted , namely: 
(1 ) (2 ) ( 3 ) 

(5 ) 
“ 2 . Mechanic Diesel 7233 . 24 Two years 1 . Mechanic One year Passed 10th class 

Diesel 

examination under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


3 . 


Mechanic Tractor | 7231. 10 


Two years 


1 . 


One year 


Mechanic 
Tractor 


class 
under 

of 
its 


Passed 10th 
examination 
10 + 2 system 
education or 
equivalent. 
Passed 10th 
examination 
10 + 2 system 
education or 
equivalent.” ; 


Earth | 735 .41 


Two years 


Mechanic 
Moving 
Machinery 


class 
under 


its 


( 1 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


“ 12 . 


and 


(b ) after serial number 11 and the entries relating thereto, the following shall be inserted , namely : 
( 2 ) L ( 3 ) 

(6 ) 

( 7 ) 
| Technician | 8281 .65 Two years | 1. Fitter 

One year Passed 10th 

class 
( Automotive 8281.70 

examination with 
Manufacturing) 

2 . Automotive One year Science 
Manufacturig 

Mathematics under 
10 + 2 system of 
education or its 

equivalent.” ; 
(xii) in Group No. 11, relating to the “ Draughtsman and Survey trades group:” , against serial numbers 1 

and 2 and the entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall respectively be 

substituted , namely: 
( 2 ) (3 ) (4 ) 

(5 ) 

( 6 ) 
Draughtsman 3118 .20 Two years | 1. Draughtsman One year Passed 10th class 
( Civil) 3118 . 50 

( Civil) 

examination under 
10 + 2 system 

of 
education or its 

equivalent. 
Draughtsman 3118 .40 Two years 1. Draughtsman One year Passed 10th class 
(Mechanical ) 

(Mechanical) 

examination with 
Science 

and 
Mathematics under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent. ” ; 


( 1 ) 
“ 1. 


2 . 


(xiii) 


in Group No. 12 , relating to the “ Construction trades group .” , against serial number 1 and the entries 
relating thereto , the following serial number and entries shall be substituted , namely: 


L 


L 


(6 ) 


( 1) (2 ) 
“ 1. | Fitter structural 


( 3 ) 
7214 .70 


(4 ) 
Two years 


(5 ) 
Fitter 


1 . 


One year 


( 7 ) 
Passed 10th 
examination 
Science 
Mathematics 
10 + 2 system 
education or 
equivalent.” ; 


class 
with 

and 
under 

of 
its 


(xiv ) 


in Group No . 13 , relating to the “ Power Plant trades group :” , against serial numbers 1, 2 and 3 and 
the entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall respectively be substituted , 
namely : 


(5 ) 


(6 ) 


(1) (2 ) 
“ 1 . Boiler Attendant 


( 3) 
8162.20 


(4 ) 
Two years 


class 
with 


Passed 10th 
examination 
Science 
Mathematics 


and 


under 


[ ATT II - QUS 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Two years 


Steam Turbine - | 8161. 30 
cum -Auxiliary 
Plant Operator 


10 + 2 system of 
education or its 
equivalent. 
Passed 10th class 
examination under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent. 
Passed 10th class 
examination under 
10 + 2 system 
education or its 
equivalent.” ; 


3. 


Board 8161.50 


Two years 


Switch 
Attendant 


of 


(xv) 


in Group No. 15 , relating to the “ Hotel and Catering trades group :", against serial numbers 3,5 and 6 
and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be 
substituted , namely : 


( 1) 
" 3. 


(2) 
Steward 


(3) 
5123 .40 


(4 ) 
One year and 
three months 


(5 ) 
1 . Catering and 

Hospitality 
Management 


(6 ) 
Three 
months 


се 


Passed 10th 
examination 
10 + 2 system 
education or 
equivalent. 


class 
under 

of 
its 


Three 


months 


Food and 
Beverages 
Services 
Assistant 
House 
Keeper 


Keeper | 5121. 10 


1. 


Three 


House 
(Hotel) 


One year and 
three months 


months 


Passed 10th class 
examination under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent. 


Three 


2 . Domestic 

House 
Keeping 


months 


3 . Corporate 

Housekeeping 


Three 
months 


Three 
months 


4 . Institution 

House 

Keeping 
1 . Front Office 

Assistant 


One year and 
three months 


Three 
months 


Receptionist / | 3431. 30 
Hotel Clerk / 4221. 10 
Front Office 4221.20 
Assistant 


Passed 10th 
examination 
10 + 2 system 
education or 
equivalent.” ; 


class 
under 

of 
its 


( 1 ) 


(2 ) 


(5 ) 


(xvi) in Group No. 18 , relating to the “ Chemical trades group:” , against serial numbers 1 , 2 , 3 and 5 and the 

entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall respectively be substituted , 
namely : 

(6 ) 

(7 ) 
Attendant 7414 .40, 7422 .65 

Two years 1 . Attendant One year Passed 10th class 
Operator 8142. 10 , 8142. 15 

Operator 

examination with 
(Chemical 8142 .40, 8142 . 50 

( Chemical 

Science and 

Mathematics under 
8142 . 90 , 8143 . 15 
Plant) 

Plant) 

10 + 2 system of 


“ 1 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


or 


its 


education 
equivalent. 


One year 


Passed B . Sc . with 
Physics, Chemistry 
and Mathematic or 
Biology. 


8151. 15 , 8151. 30 
8 151.60, 8152 . 10 
8152 .30 , 8152 .60 
8153. 10 , 8153 .40 
8154 .20, 8154 . 40 
8155 . 10 , 8159. 34 
8276 .81, 8159 .64 
8159 .72 , 8159 .76 
8159 .82, 8159 . 86 
8276 . 10 , 8276 .20 
8276 .81, 8276 .50 
8276 .70 , 8275.50 
8275 .40 , 8131.60 
8231. 10 ,8231.67 
8231 . 20 , 8122. 10 
8142 .20, 8142 . 45 
8143. 10 , 8143. 25 
8151. 30 , 8151. 10 
8151.60 , 8152. 15 
8152.25 ,8152 .90 
8153. 30 , 8154 . 10 
8154. 30 , 8159. 88 
8159. 30 , 8159. 42 
8159.62 , 8159.68 
8159 .74 , 8159 .80 
8159.84 , 8159. 88 
8276 .23, 8276 . 20 
8276 .40 , 8276 .60 
7414 . 40 , 8275 .65 
8272 .10 8231 .65 
8231. 15 , 8231 . 30 
7311 . 30 , 
7311 .65 
7241. 10 


Two years 


1. 


One year 


Instrument 
Mechanic 
(Chemical 
Plant) 


Instrument 
Mechanic 
( Chemical 


Plant) 


Passed 10th class 
examination with 
Science and 
Mathematics under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent. 


One year 


Two years 1 . 


One year 


Laboratory 
Assistant 
(Chemical 
Plant) 


3111. 30 , 3116 . 10 
3116 . 30 ,3116 .50 
3117 . 30 


Laboratory 
Assistant 
(Chemical 
Plant ) 


Passed B . Sc . with 
Physics and 
Chemistry . 
Passed 10th class 
examination with 
Science and 
Mathematics under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent. 


One year 


Passed B . Sc . with 
Physics, Chemistry 
and Mathematic or 
Biology . 
Passed 10th class 
examination with 
Science 


Two years 


1 . 


One year 


Plastic 
Processing 
Operator 


8232 .15 ,8232. 18 
8232 . 20 ,8232 .65 
8232 .25,8232 . 30 


Plastic 
Processing 
Operator 


and 


[ ATT II - QUS 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


21 


8232. 35 ,8232 .40 
8232 .70 ,8232 .45 
8232 .50,7222 .50 


Mathematics under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent." ; 


(xvii) 


in Group No.19 , relating to the “ Cutting and tailoring trades group : ” , against serial numbers 2 , 3 4 
and 5 and the entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall respectively be 
substituted , namely : 


( 1) 
“ 2 


(2 ) 
Tailor (Men ) 


(3 ) 
791. 30 
791.40 
791. 50 


(4 ) L (5 ) 
One year and | 1 . Sewing 
three months Technology 


(6 ) 
Three 
months 


(7 ) 
Passed 8th class 
examination from a 
recognised school. 


2 . Dress Making 


Three 


months 


3 . 


Tailor (Women ) 


791. 20 


One year and 
three months 


1. Sewing 

Technology 


Three 
months 


Passed 8th class 
examination from a 
recognised school. 


2 . Dress Making 


Three 
months 

Three 
months 


4 . 


Tailor (General) 


791. 10 
791.90 


One year and | 1 . Sewing 
three months Technology 


Passed 8th class 
examination from a 
recognised school. 


2 . Dress Making 


Three 
months 

Three 
months 


5 . 


Dress Maker 


781. 20 


1. Dress Making 


One year and 
three months 


Passed 8th class 
examination from a 
recognised school.” ; 


(xviii ) in Group No .20 , relating to the “ Agriculture trades group:” ,against serial number 5 and the entries 

relating thereto , the following serial number and entries shall be substituted, namely : 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(1) 

(2 ) 
“ 5 . Pump Operator- 8169 .40 

cum -Mechanic 


Two years 


One year 


Pump 
Operator 
cum 
Mechanic 


Passed 10th 
examination 
Science 
Mathematics 
10 + 2 system 
education or 
equivalent.” ; 


class 
with 

and 
under 

of 
its 


(xix ) 


in Group No.23 , relating to the “ Electronics trades group :” ,against serial number 1 and the entries 
relating thereto , the following serial number and entries shall be substituted , namely : 


| ( 1 ) 


( 4 ) 


( 7 ) 


Two years 


(5 ) 
1 . Electronics 

Mechanic 


(6 ) 
One year 


(2 ) 

( 3 ) 
Mechanic Radio | 7242 . 10 
and Radar 7243 . 20 
Aircraft 

7243 . 10 
7243.75 
7243.80 


Passed 10th 
examination 
10 + 2 system 
education or 
equivalent.” ; 


class 
under 

of 
its 


One year 


2 . Mechanic 

Consumer 
Electronic 
Appliances 


One year 


3 . Technician 

Power 
Electronics 
System 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


One year 


4 . Mechanic 

Industrial 
Electronics 


( xx ) 


in Group No .25 , relating to the “ Iron and Steel trades group :” , against serial number 5 and the entries 
relating thereto , the following serial number and entries shall be substituted , namely: 


(1) 


665 . 


(2 ) (3 ) (4 ) 

(5 ) (6 ) 

(7 ) 
Operator ( Steel | 8121. 15 Two years 

Passed 10th class 
Plant) 8121.55 

examination under 
8121.60 

10 + 2 system of 
8122 .50 

education with Science 
8122. 52 

and Mathematics or its 
8159 . 10 

equivalent.” ; 
8159. 12 

8161.45 
(xxi ) in Group No. 26 , relating to the “ Beautician trades group :" , against serial numbers 2 and 4 and the 

entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall respectively be substituted , 

namely : 
(2) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) 

(7 ) 
Hair Cutter / 560 .20 One year and 

Passed 8th class 
Dresser three months 

examination from a 
recognised school or 

its equivalent. 
Hair and Skin | 560 . 30 One year and | 1. Basic 

Three 

Passed 10th class 
Carer three months Cosmetology months examination under 

10 + 2 system of 
education or its 
equivalent.” ; 


( 1) 


(1) 
“ 1. 


(xxii ) in Group No. 28 , relating to the “ Painting trades group :", against serial number 1 and the entries relating 

thereto , the following serial number and entries shall be substituted , namely: 
(2 ) (3 ) (4 ) 

(5 ) (6 ) 

(7) 
Painter (General) 7142 . 10 Two years 1 . Painter 

One year Passed 8th class 
(General) 

examination from a 
recognised school.” ; 


( xxiii ) 


in Group No. 31, relating to the “Multi-skill trades group :” , against serial numbers 1, 3,4 ,5 ,6 , 7 and 8 
and the entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall respectively be 
substituted , namely : 


( 3 ) 


(6 ) 
One year 


7243. 10 


Two years 


( 1 ) 

( 2 ) 
“ 1. Mechanic 

Industrial 
Electronics 


(5 ) 
Electronics 
Mechanic 


Passed 10th class 
examination under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent. 


One year 


2 . Mechanic 

Consumer 
Electronic 
Appliances 


One year 


3 . Technician 

Power 
Electronics 
System 


One year 


4 . Mechanic 

Industrial 
Electronics 


[ TT II - OUS 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


23 


Two years 


| 1. 


One year 


Operator 
Advanced 
Machine 
Tool 


8211. 108211. 15 
8211 .22 
8211. 28 
8211.30 
8211. 32 
8211 . 36 
8211 .38 


Operator 
Advanced 
Machine 
Tool 


and 


Passed 10th class 
examination with 
Science 
Mathematics under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent. 


2 . Machinist 


One year 


3 . Turner 


One year 


Two years 


Power 
Electrician 


1 . Electrician 


7137 . 10 
7241. 107 
241. 2081 
61. 45 
8161.50 
8161.45 


| One year | Passed 10 " class 

examination with 
Science under 10 + 2 
system of education 
or its equivalent. 


5 . 


Two years 


Operator 
cum 
Mechanic 
Power Plant 


Passed 10th class 
examination with 
Science 

and 
Mathematics under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent. 
Passed 10th class 
examination under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent. 


Two years 


One year 


Mechanic 
Medical 
Electronics 


7243 . 30 
3133. 20 
3133. 90 


One year 


1 . Electronics 

Mechanic 
2 . Mechanic 

Consumer 
Electronic 

Appliances 
3 . Technician 

Power 
Electronics 

System 
4 . Mechanic 

Medical 
Electronics 


One year 


One year 


Two years 


1. Electronics 

Mechanic 


One year 


Mechanic 
Consumer 
Electronics 
Appliances 


7242 . 10 
7242 .90 


Passed 10th class 
examination under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent. 


7243. 10 
7243 .40 


One year 


7243. 45 


2 . Mechanic 

Consumer 
Electronic 
Appliances 


7243 .50 
7233. 58 


3 . Technician 

Power 
Electronics 
Systems 


One year 


Two years 


One year 


Mechanic | 7233 . 38 
Mechatronics 

| 7233.46 


1. Mechanic 

Mechatronics 


Passed 10th class 
examination with 
Science 

and 
Mathematics under 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


One year 


2 . Mechanic 

Machine Tool 
Maintenance 


10 + 2 system 
education or 
equivalent. ; 


of 
its 


(xxiv ) in Group No.32 , relating to the “ Informal Sector trades group ” ,against serial number 3 and the entries 

relating thereto , the following serial number and entries shall be substituted , namely : 


(2) 


(3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


(7) 


“ 3. 


Customer 
Associate 


Care 4221.90 

4221. 30 


One year and 
three months 


Passed 10th class 
examination under 10 + 2 
system of education or its 
equivalent.” ; 


(xxv ) 


in Group No. 33 , relating to the “ Retail Sector trades group :” ,against serial number 1 and the entries 
relating thereto , the following serial number and entries shall r be substituted , namely: 


( 4 ) 


(5) 


(6) 


(7 ) 


“ 1. 


Sales 
(Retail) 


Person 


5220 . 35 


One year and 
three months 


5220.60 


Passed 10th class 
examination under 
10 + 2 system of 
education or its 
equivalent.." . 


Schedule – IB to the said rules shall be omitted . 


[No. DGT-2 (4 )/2016 - AP ] 

ASHEESH SHARMA, Jt. Secy . 
The principal rules were published in the Gazette of India , Part- II , Section 3 , Sub -section (i), dated the 
1st August, 1992 vide number G .S.R . 356 , dated the 15th July , 1992 and last amended vide number 
G . S .R . 198 ( E ), dated the 22nd February , 2016 . 


Note : 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 

ALOK 
KUMAR 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2017.03.09 
16 : 42 :47 + 05 30 


